PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 15 , 2008 (PAUS. 25 , 1929 SAKA ) 


97 


. 


कृषि विभाग 

दिनांक 4 जनवरी , 2008 
संख्या 2399-कृषि० अनु०(3) -2007/ 267. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे वर्णित भूमि , मण्डी समिति , 
पटौदी द्वारा अपने खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव जटौली , तहसील पटौदी , जिला गुड़गांव में नई अनाज मण्डी एवं सब्जी मण्डी के 
निर्माण के लिए तुरन्त अपेक्षित है, जिसेक लिये भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 17 की उप धारा (2) के 
खण्ड ( ग) के साथ पठित धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 2399- कृषि ० अनु०(3)-2007/195 , दिनांक 
3 जनवरी, 2008 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये तुरन्त 
अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित 
धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, गुड़गांव के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


खसरा संख्या 


गांव तथा हदबस्त 
संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


गुड़गांव 


पटौदी 


जटौली 7 


162/13/2 


3 


07 


कुल क्षेत्र : 


3 कनाल 


7 मरला 


राज कुमार, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 4th January , 2008 
No. 2399 -Agri. Sec. (3 ) -2007/267 .--Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below 
is needed by the Market Committee, Pataudi, at its expense , for a public purpose , namely , for the construction of New 
Grain and Vegetable Market at Pataudi, for which Haryana Government, Agriculture Department, Notification No. 
2399 - Agri. Sec . (3) -2007/195 , dated the 3rd January , 2008 , under Section 4 readwith clause (c ) of Sub - section (2 ) of 
Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the land 
described in the specification below is urgently needed for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 , read with clause (c ) Sub -section (2 ) of Section 17 of 
the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Gurgaon. 

Specification 


District 


Tehsil 


Village and 
HadbastNumber 


Khasra 
Number 


Area 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


Gurgaon 


Pataudi 


Jatauli 7 


162/13/2 


3 


07 


Total Area : 3 Kanal 


7 Marla 


RAJ KUMAR, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
GovernmentHaryana, Agriculture Department. 


